रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 24 , 2019 / आश्विन 2 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2019 /ASVINA 2, 1941 


सं. 336 ] 
No. 336 ] 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

( न्याय विभाग ) 
( राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 2019 


फा . सं . 6 ( 2) / 96 - नलसा. - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का 
39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम , 1996 का और संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात : 
1. संक्षिप्त नाम और शुरुआत . - ( 1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (संशोधन ) विनियम , 

2019 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति विनियम , 1996 ( इसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है ।) के विनियम 10 


(i) उप नियम ( 3) में “ दो हजार पांच सौ ” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस हजार" शब्द रखे जाएंगे | 
3. मूल विनियम में , विनियम 14 का लोप किया जाएगा । 

आलोक अग्रवाल , सदस्य सचिव 
विज्ञापन - III / 4/ असा ./ 218/19] 


टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र , असाधारण में अधिसूचना सं . सा . का . नि . 336 ( अ ) तारिख 26 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित 

किये गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन सं . सा . का . नि . 425 ( अ) दिनांक 10 जून , 1999 एवं सा . का . नि . 646 ( अ ) दिनांक 
31 जुलाई , 2012 द्वारा किए गए । 


4962 GI/ 2019 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of Justice ) 
(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th September, 2019 
F .No.6 (2 )/ 96 -NALSA . — In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities 
Act, 1987 (39 of 1987 ), the Central Authority hereby makes the following regulations further to amend the Supreme 
Court Legal Services Committee Regulations, 1996 , namely: - 

Short title and commencement. - ( 1) These regulations may be called the Supreme Court Legal Services 
Committee ( Amendment) Regulations, 2019 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
In the Supreme Court Legal Services Committee Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal 
regulations ), in regulation 10 , - 
(i) in sub -regulation ( 3 ), for the words, " two thousand five hundred ” , the words " twenty five thousand ” shall 

be substituted . 
In the principal regulations, regulation 14 shall be omitted . 

ALOK AGARWAL , Member- Secy . 

[ADVT.- III/4 /Exty./218 /19 ] 
Note: The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary , Part -II, Section 3 , Sub - section 

(i) vide notification No. G .S .R . 336 ( E ) dated the 26th July, 1996 and subsequently amended vide Notification 
No. G . S .R . 425 (E ) dated the 10th June , 1999 and vide notification No. G . S .R . 646 ( E ) dated the 31st July , 2012 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date : 2019.09. 24 
19:52:22 + 05 30 


